f 


to 222 


REGISTERED No . D . 222 


ARCTUSTYT 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


PRO 43) af farefi, affare , ** * 28, 1970/AHETU 7, 1892 
No. 43 ] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 28 , 1970 /AGRAHAYANA 7, 1892 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging is given to this part in order that it may be filled 

A8 & separato complation , 


U 


- 


- 


HT II - - 4 

PART II — Section 4 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विधिक नियम और पावेश 
Statutory Rules and Orders issued by the 

Ministry of Defence 


MINISTRY OF DEFENCE 


New Delhi, the 10th November 1970 
S . R . O . 461. - In exercise of the powers conterred by section 184 of the Navy 
Act, 1957 (62 of 1957 ) , the Central Government hereby makes the following regu 
lations further to amend the Navy (Pension ) Regulations, 1984 , published with 
the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No . 
S .R . O . 74 dated the 7th March 1964, namely , 

1. ( 1) These regulations may be called the Navy (Pension ) ( Third Amendment) 
Regulations, 1970 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 


2 . In the Navy (Pension ) Regulations , 1964, after regulation 58, the following 
shall be inserted , namely : 
" 58 - A - when ordinary family pension is assessed on paid acting rank . 

Ordinary family pension shall be assessed on the paid acting rank 
provided the acting rank had been held continuously for not less 
than two years on the date of death . If the acting rank 18 held for 
less than two years , no benefit thereof shall be admissible . Where 


( 699 ) 


700 THE GAZETTE OFINDIA: NOV. 28, 1970/ AGRAHAYANA 7, 1892 [PART II 


an omcer at the time of death was holding an acting rank more than 
one step higher than the substantive rank , the beneft of acting rank 
shall be assessed on the highest acting rank held for at least two 
years. If service in the highest rank is less than two years , it shall 
be treated on par with service in the next lower tank . If an officer 
reverts to his substantive rank under the acting promotion rules 
either on account of his proceeding on furlough or being on sick 
leave for more than six months, the period of such reversion though 
not counting as service in the paid acting rank will not constitute a 
break in that acting rank provided he was appointed to the higher 
paid acting rank at the end of furlough or sick leave , as the case may 
be, or if he died during such leave, the period of two years paid 
service in that rank shall be deemed to include the period of furlough 
or sick leave so that the deceased is eligible for the benefit referred 
to above . " 

[ NHQ File No. PN/ 2338 / PCXII .] 

GIAN CHAND , Under Secy , 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1970 
का० मि . प्रा . 46 1. -- नौसेना अधिनियम , 1957 ( 1957 का 62 ) की धारा 
184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, नौसेना (पेंशन ) विनियम , 
1964, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० प्रा० 74 तारीख 

मार्च, 1964 के साथ प्रकाशित हुआ था , में और पागे संशोधन करने के लिये एतत्वारा 
निम्नलिखित विनियम बनाती हैं , अर्थात्: -- 

1. ( 1 ) ये विनियम नौसेना (पेंशन ) तृतीय संशोधन विनियम, 1970 

कहे जा सकेंगे । 
( 2 ) ये शासकीय राजपन में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 
2. नौसेना (पेंशन ) विनियम , 1964, में विनियम 58 के पश्चात् निम्नलिखित 

विनियम अन्त : स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 
" 58- क जहां स.मन्य कटु म पेंश । सोन कार्यकारी पति पर निषरित की 

जाती है : -- सामान्य कुटुम्ब पेंशन सवेतन कार्यकारी पंक्ति पर 
निर्धारित की जाएगी परन्तु यह सब जब कि कार्यकारी पंक्ति मृत्यु की तारीख 
को निरन्तर दो वर्ष से अन्यून के लिये धारण की गई हो । यदि कार्य 
कारी पंमित वो वर्ष से अन्यून के लिये धारण की गई हो , तो उसकी 
कोई प्रसुविधा अनुज्ञेय नहीं होगी जहां मृत्यु के समय अधिकारी अधिष्ठायी 
पंक्ति से एक पद से अधिक बड़ी कार्यकारी पंक्ति की प्रसुविधा कम से 
कम दो वर्ष धारण की गई उच्चतम कायकारी पंक्ति पर निर्धारित की 
जाएगी । यदि उच्चतम पंक्ति में सेवा दो वर्ष से कम की हो , सो उसे 
ठीक निचली पंक्ति में सेवा के समतुल्य माना जाएगा । यदि कोई आफिसर 
फरलो पर जाने या छह मास से अधिक के लिये बीमारी की छुट्टी पर 
होने के कारण कार्यकारी प्रोन्नति निययों के अधीन अपनी अधिष्ठायी 
पंक्ति पर प्रतिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे प्रतिवर्तन की कालावधि यद्यपि 
सवेतन कार्यकारी पंक्ति में सेवा के रूप में महीं गिनी जाएगी तथापि 
वह उस कार्यकारी पंक्ति में सेवा - विच्छेद नहीं होगी , परन्तु यह तब जब 
उसे यथास्थिति फरलो या बीमारी की छड़ी की समाप्ति पर उच्चतर 


SEC . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA: NOV . 28, 1970/ AGRAHAYANA 7 1892 701 


सवेतन कार्यकारी पंक्ति में नियुक्त किया गया था या यदि वह ऐसी 
छुट्टी के दौरान मर गया हो तो उस पंक्ति में दो वर्ष की सवेतन सेवा 
की कालावधि में फरलो या बीमारी की छट्टी की कालावधि सम्मिलित 
समझी जाएगी ताकि मृतक ऊपर निर्दिष्ट प्रसुविधा का पात्र हो जाए । 
[ नौसेना मुख्यालय फाइल० सं० पी० एन०/ 2338/ पी सी ] 

ज्ञान चन्द, अवर सचिव । 


New Delhi, the 11th November 1970 
S . R . O . 462 . - In pursuance or sub - section ( 3 ) of section 284 of the Canton 
ments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notines for general 
Information its intention to cancel the Bye -laws for regulating and Axing the 
method for the sale of articles either by measures , weights, piece or any other 
method in the Saugor Cantonment made by the Cantonment Board , Saugor and 
published with the notification of the Government of the Central Provinces and 
Berar , Political and Military Department No . 1996 - 2133 - II dated the 15th October , 
1931. 

Any objection against the proposal to the cancellation of the said Byelaws 
preferred within a period of thirty days from the date of publication shall be 
considered by the Central Government hefore such cancellation is made. 

[ File No. 12 / 12 / C / L & C / 70 / 3758 - C / D ( Q & C ). ] 

S . P . MADAN , Under Secy . 


नई दिल्ली , 11 नवम्बर, 1970 
का० नि० प्रा० 462. - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 
284 की उपधारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा छावनी बोर्ड , सागर द्वारा 
विरचित और मध्यप्रांत और बरार सरकार , राजनैतिक और सैनिक विभाग , की अधिसूचना 
सं० 1996 - 2133 -- - II तारीख 15 अक्टूबर, 1931 के अन्तर्गत प्रकाशित सागर छावनी 
में माप , तोल , नग या किसी अन्य ढंग से वस्तुओं के विक्रय के लिये दंग को विनियमित और 
नियत करने के लिये उप विधियों को रख करने का अपना प्राशय सार्वजनिक जानकारी 
के लिये अधिसूचित करती है । 

उक्त उपविधियों के रद्द किये जाने की प्रस्थापना के विरुद्ध , जो प्राक्षेप उनके 
प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर किया जाएगा उस पर ऐसे रद्द 
करण के पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 
[ फा० से . 12/ 12 सी / एल० एंड सी / 70/ 3758 - सी / डी ( क्यू एंउ सी ) ] 

एस० १० मदान , प्रवर सचिव । 


New Delhi, the 12th November 1970 
S . R . O . 483. - In exercise of the powers conferred by clause ( h ) of sub - section 
( 1 ) of section 12 of the National Cadet Corps Act , 1948 (31 of 1948 ) , the Central 
Government hereby nominates for a period of three years , Smt. Sheila F . Irani, 
Member , Legislative Assembly, Mysore and Shri G . Parthasarathi , Vice - Chancellor , 
Jawaharlal Nehru University as non - official members of the Central Advisory 
Committee of the National Cadet Corps in place of Dr. (Smt.) Premlila 
V . Thackersey and Dr. V . B . Kolte , nominated under the notification of the ! 
Government of India in the Ministry of Defence No. S . R . O . 188 dated the 25th 
May , 1967. 

T . P. KHOSLA, Dy . Secy . ( Bud.) . 


702 THE GAZETTE OF INDIA: NOV. 28, 1970/ AGRAHAYANA 7, 1892 [ PART II 


नई दिल्ली , 12 नवम्बर, 1970 
का० नि० प्रा० 463. - - नेशनल कैडेट कोर एक्ट , 1948 ( 1948 का 31 ) की 
धारा 12 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ज ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतत्वारा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० प्रा० 188 
सारीख 25 मई, 1967 के अधीन नामनिर्देशित डा० श्रीमती प्रेम लीला वी मेकर से तथा 
डा० वी कोल्टे के स्थान पर श्रीमती शीला एफ० इरानी , सदस्य भेसूर विधान सभा तथा श्री 
जी० पारथा सार्थी , उपकुलपति जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय को नेशनल कैडेट कोर को केन्द्रीय 
सलाहकार समिति के प्रशासकीय सदस्यों के रूप में , 3 वष की कालाविधि के लिये नाम 
निर्देशित करती है । 

टी० पी० खोसला, उप सचिव ( बजट ) 
New Delhi, the 16th November 1970 
S . R . O . 464 , - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution , the President hereby makes the following rules further to 
amend the Ministry of Defence, Joint Cipher Bureau Class I and Class II ( Gazetted ) 
and Class II (Non -Gazetted ) Non -ministerial posts Recruitment Rules , 1969 , 
namely: 

1 . ( 1 ) These Rules may be called the Ministry of Defence, Joint Cipher Bureau 
Class I and Class II (Gazetted ) and Class II (Non -Gazetted ) Non -ministerial posts 
Recruitment ( Fifth Amendment) Rules , 1970 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette. 

2 . In the Schedule to the Ministry of Defence , Joint Cipher Bureau Class I and 
Class II ( Gazetted ) and Class II ( Non- Gazetted ) Non- ministerial posts Recruit 
ment Rules, 1969, after Item 1 - A relating to the post of Deputy Director and the 
entries relating thereto , the following item and entries shall be inserted , namely : 

SCHEDULE 


Name of Post No . of Class fi 

posts. cation 


Scale of Whether 
Pay Selection 

or non- 
Selection 

Post 


Age limit 
for direct 

recruits 


Educational and other 
qualifications required 

for direct recruits . 


- -- - - - - -- - - 


- - - - - - - - - 


(1) 


(2 ) 


(3) 


(4) 


) 


( 6) 


(7 ) 


One 


Senior Pro - 

grammer 


Defence Rs. 700- 40 - Selection 
Services II00 - 50/ 2 
Civilians 1250 
Class I 
(Gazetted ) 


40 years 
(Relaxable 
for Govern 
ment ser 
vants ) . 


Essential : 
(i) Master s degree in 

Mathematics or Ma 
thematical Statistica 
of a recognised Uni 
versity or equivalent 

qualification . 
ii) Training in Program 

ming on Electronic 

Computer, 
( iii) About 5 years ex 

perience in program 
ming in a Computer 

Organisation. 
(Qualifications relaxable 

at Commission s dis 
cretion in the case of 
candidates otherwise 
well qualificd ). 


C . 4 ] THE GAL. IIE OF INDIA: NOV. 28, 1970/ AGRAHAYANA 7 , 1892703 


Whether age Period Method of In case of rectt , by If a DPC ex - Circumstances in 
and educa - of pro- recit. whether promotion/ deputation ists, what is which U .I . S . C . 
tional quali - bation, by direct rectt . transfer , grades from its composition isto be corisul cd 
fications prcy - if any. or by promo- which promotion/ de 

in making tit. 
cribed for din 

tion or by de - putation/ transfer to be 
rect recruits putation /trans 

made. 
will apply in 

fer & percen! 
the case of 

age of the va 
Promotees . 

cancies to be 
filled by vari 

ous methods . 
( 8 ) (9 ) ( 10 ) 

( II ) 

(12) 

( 13 ) 


Age : No. Two 
Qualifications years . 
To the ex 
tent indica 
ted in Cult 


By promotion Promotion : 

Class I De 
failing which Class I (Senior scale ) Partmental 
bydirect re officers in J . C . B. Promotion 
cruitment. failing which Class I Cominileo . 

( Junior scalc) Officers 
in JCB with 5 years 
scrive in the grade 
ren . tered aftcr app 
ointment thereto on 
a regular basis . 


As required un 
der the Union 
Public Service 
Commiss on 
( Exemption 
from Consulta 
tion ) Regula 
tions, 1958 . 


Note : -- for picpicy of cligibility Class I (Senior Scale ) and (Junior Scale ) Officers should 

posses at least a Degrec in Mathematics /Mathema cal Stalistics of a recognised Uni 
vcrsity or equivalent qualification and have undergonc tra ning in Programming on 
Electronic Computer , 


[ File No. PC 95444 / CAO / R & R - II .] 


नई दिल्ली , 16 नवम्बर, 1970 


क . ०नि० प्रा० 464. - - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्सुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय, संयुक्त गूढ़लिपी व्यरो वर्ग 1 और वर्ग 2 
राजपत्रित और वर्ग 2 ( अराजपत्रित ) अननुसचिवीय पद भर्ती नियम , 1969 में और आगे 
संशोधन करने के लिये एततद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : - - 
।( 1 ) ये नियम रक्षा मंत्रालय संयुक्त गूड़लिपि ब्यूरो वर्ग 1 और वर्ग 2 ( राजपत्रित ) 

और वर्ग 2 ( अराजपत्रित ) अननुसचिवीय पद भर्ती ( पंचम संशोधन ) 
नियम , 1970 कहे जा सकेंगे । 


( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 रक्षा मंत्रालय , संयुक्त गढ़लिपि ब्यूरो वर्ग ! और वर्ग 2 ( राजपत्रित ) और वर्ग 2 
( अराजपत्रित ) अननुसचिवी 
( अराजपत्रित ) अननसचिवीय पद भर्ती नियम , 1969 की अनसूची में , उपनिदेशक के पद से 
संबंधित मद 1 - क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां 
मन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात - : 


TOAA THE GAZETTE OF INDIA: NOV. 28 , 190/ AB AHALANAL, 1.. . 


. .. . . 


अनुसूची 


- - - - - 


वेतनमान 


पद का नाम पदों की वर्गीकरण 

संम्ख्या 


चयन पद अथवा 
अचयन पद 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए 
आयु सीमा 


1 


2 


3 


4 


5 


. . 


- 


- 


- - 


चयन 


1 ज्यष्ठ 
प्रोग्रामर 


एक रक्षा सेवाएं 700 - 40 - 

मिविलयन 1100 - 50 
वर्ग- 1 ( राजपत्रित ) 1 2 5 0 रु० 


40 वर्ष ( सरकारी 
सेवकों के लिए शिथिल 
की जा सकती है ) 


सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की काला - भर्ती की पद्धति / भर्ती 
व्यक्तियों के लिए शक्षिक वाले व्यक्तियों के लिए वधि यदि कोई हो सीधे होगी या प्रोन्नति 
और अन्य अर्हताएँ विहित आयु और शैक्षिक 

द्वारा या प्रतिनियुक्ति 
प्रर्हताएं प्रोन्नति की दशा 

स्थानान्तरण द्वारा 
में लागू होगी या नहीं 

तथा विभिन्न पद्धतियों 
द्वारा भरी जाने वाली 
रिक्तियों का प्रतिशत 


10 


दो वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा जिसके 
न हो सकने पर सीधी 
भर्तीवाग । 


आवश्यक : 

आयु : नहीं 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व प्रर्हताएं : स्तम्भ 2 में 

विद्यालय से गणित माग्ख्यि - उपशित सीमा तक 
की मैं मास्टर की उपाधि 

या समतुल्य अर्हता 
( ii ) इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर 

पर प्रक्रमन का प्रशिक्षण 
( iii ) कम्प्यू टर मंगठन मैं 

प्रक्रमन का लगभग 5 वर्ष 

का अनुभव 
( अन्यथा सुहित अभ्यथियों 
की दशा मैं अहंताएं प्रायोग 
के विवेकानुसार शिथिल की 
जा सकती है ) 


SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA ; NOV. 28, 1970 /AGRAHAYANA ? , 1892 705 


- 


- - 


प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा यदि विभागीय प्रोन्नति समिति भर्तीकरने में किन परिस्थि 
भनी की दशा मैं वे श्रेणियां जिनमे प्रोन्नति है तो उसकी संरचना तियों में संघ लोक सेवा 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएग 

प्रायोग से परामर्श किया 
जायगा । 


12 


वर्ग 1 विभागीय प्रोन्नति 
समिति 


जैसा संघ लोक सेवा प्रायोग 
(परामर्श से छूट ) विनियम , 
1958 के अधीन अपेक्षित हो 


प्रोन्नति 
संयुक्त गूढलिपि ब्यूरो के वर्ग 1 ( ज्येष्ठ 
वेतनमान ) प्रांफिसर जिन के न होने पर 
संयुक्त गूढलिपि ब्यूरो के वर्ग 1 ( कनिष्ट 
वेतनमान ) अफिसर जिनकी नियमित 

आधार परनियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड 
में 5 वर्ष की सेवा हो । 


टिप्पण : - - पात्रता के प्रयोजनों के लिए वर्ग 1 ( ज्येष्ठ वेतनमान ) और ( कनिष्ठ वेतनमान ) 

प्राफिसरों के पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या गणित सांख्यिकी में कम से 
कम उपाधि या समतुल्य अर्हता होनी चाहिए और उन्हें इलेक्ट्रिनिक कम्प्यूटर पर 
प्रक्रमन का प्रशिक्षण प्राप्त हो । 


[ फा० सं० पो सी 95444/ सी ए प्रो / पार एण्ड पार - II ] 


S . R . O . 465. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution ,the President hereby makes the following rules further to 
amend the Ministry of Defence, Joint Cipher Bureau Class I and Class II (Gazetted ) 
and Class II (Non -Gazetted ) Non -ministerial posts Recruitment Rules , 1969 , 
namely: 


1. ( 1) These Rules may be called the Ministry of Defence, Joint Cipher 
Bureau Class I and Class II ( Gazetted ) and Class II ( Non- Gazetted ) Non- minis 
terial posts Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1970. 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette. 


2 . In the Schedule to the Ministry of Defence , Joint Cipher Bureau Class I and 
Class II ( Gazetted ) and Class II ( Non- Gazetted ) ( Non- ministerial posts Recrult 
Iment Rules, 1969 , 
( 1 ) after item 9 - C and the entries relating thereto , the following item and 

entries shall be inserted, namely : 
" (insert Schedule 1 ) " 
(2 ) after Item 15 and the entries relating thereto , the following item and 

entries shall be inserted , namely : 
" ( insert Schedule II ) " 


70 THE GAZETTE OF INDIA : NOV . 28 , 1970 /AGRAHAYANA 7, 1892 [PART II 


SCHEDULE 


Name of post No. of Classifi- 

posts cation 


Scale of Whether 
Pay : Selection 

Post or 
qon -Selec 
tion post 


Age for 

direct 
recruits 


Educational and other 
qualifications required 

for direct recruits 


2 


3 


Selection 


Chief Ins - 
tructor 
( Training ) 


One Deferice Rs. 400 - 

Services 400 - 450 
Civilians 30 - 600 
Class I 35 -670 
Gazetted EB - 35 

950 . 


Not exceed - Essential: 
ing 35 years (i) Master s degree in 
(Relaxable Mathematics /Mathe 
for Gover matical Statistics of 
ment get 

a recognised Univer 
vants ) . 

sity or equivalent 
qualification , 


(ii) About 5 years re 

search /teaching ex 

perience . 
(Qualifications relaxable at 
Commission s discre 
tion in the case of candi 
dates otherwise woll 
qualified ). 


Sec. 4 ] THE GAZETTE OF INI>IA : NOV , 28, 1970 /AGRAĦAYANA 7, 1892 707 


Whether age Period Method of In case of rectt, by If a DPC ex - Circumstances in 
and educa - of rectt. whether promotion /deputation / isto , what is which U . P . S . C . 
tional quali- proba- by direct rectt, transfer, grades from its composition ig to be consulted 
fications pres - tion or by promo- which promotion /de 

ip making recruit 
cribed for if any tion or by de- putation /transfer to be 

me nt 
direct recruits 

putation /trans 

made 
will applyin 

fer & percent 
the case of 

age of the va 
Promotecs 

cancies to be 
filled by vari 
ous methods 


8 


10 


II 


12 


13 


Age : No 


Two 


To the extent 
indicated in 
Col. II 


By promotion Promotion ; 

Class I Depart - As required un 
failing which Class II (Gazetted ) mental Pro - der the Union 
by deputation officers in Joint notion Com Public Service 
and failing Cipher Bureau with mittee . 

Commission 
both by direct not less than 3 years 

(Exemption 
rocruitment service in the grade 

from congul 
rendered after app 

tation ) Regula 
ointment thereto 

tions, 1998 . 
on a regular basis 


NOTB :- For purposes 

of eligibility , Class II 
(Gazetted ) officers 
should possess at 
least a Degree of a 
rccognised Univer 
sity or equivalent 
qualification 


Deputation : 
Suitable Service 
Officers with Cipher 

experience . 
(Period ofdcuptation 
ordinarily not ex 
ceeding 3 years ) . 


708 THE GAZETTE OF INDIA : NOV , 28, 1970 / AGRAHAYANA 7, 1892 


PART 1 


SCHEDUL 


Name of post No. of Classifi - 

posts cation 


Scale of Whether 
Pay Selection 

post or 
non -Selec 
tion pogt 


Age for 
direct 
recruits 


Educational and other 
qualifications required 

for direct recruits 


23 


Instructor 

( Training ) 


One Defence Rs. 350 -25 - Selection . Not exceed - Essential: 
Servicce 500 - 30 

ing 35 years (i) Master s degree in 
Civilians 590 - EB 

(Relaxable Mathematics /Mathe 
Class II 30 - 800 

for Govern matical Statistics of a 
Gazetted EB - 30 

ment ser 

recognised University 
Non -Mi- 830 - 35 

vants ). 

or equivalent quali 
nisterial 900 . 

fication , 
( ii) About 3 years teach . 

ing /research experience 
(Qualifications relexable a 
Commission s discretio 
in the case of candidat 
otherwise well - qualified 


SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : NOV , 28 , 1970/ AGRAHAYANA 7, 1892 709 


II 


Whether age Period Method of In case of rectt. by If a D . P . C . Circumstances in 
and educa - of rectt. whether promotion /deputation / exists, what is which U . P . S . C . 
tional quali- Proba - by direct rectt. transfer, grades from its composition is to be consulted 
fications pres - tion orby promo- which promotion de 

in making reciuit 
cribed for tion or by de - putation / transfer 10 

ment 
direct recruita putation /trans 

be made 
will apply in 

fer & percent 
the case of 

age of the va 
Promotees . 

cancies to be 
filled by varl 
Ous methods 


IO 


II 


12 


13 


Two 
years . 


Age : No 
( Qualifica - 
tions : To 
the extent in 
dicated in 
Col. II . 


As required un 
der ihe Union 
Public Service 
Commission 
(Exemption 
from consulta 
tion ) Regula 
tions, 1998 . 


By promotion Promotion : 

Class II 
failing which Technical Super n - Departmental 
by deputation tendent appointed Promotion 
and failing thereto on a regular Committe 
both by direct basis ; failing which 
recruitment, Programme Asstt. 

with 5 years service 
in the grades, failing 
which 5 years scr 
vice in the grades of 
Programme A8818 
tant and Technical 
Assistant GD /RD 
combined together, 
rendered after app 
ointment theretoon 
a regular basis ; and 
fail ng which Tech 
nical AssistantsGD / 
RD with 5 years 
service in the grade 
rendered after app 
ointment thereto on 

a regular basis, 
NOTE :- Ror purposo 

of el gibility the 
above mentioned 
officers should poss 
ess at least a degree 
of a recognised Upin 
versity or equivalent 
qualification , 


Deputation : 
Suitable services offi 
cers with Cipher 
experiencc. 
(Period of deputation 
ordinarily not ex 
ceeding 3 years). 


[ File PC3 to 63704 / VI / CAO / R & R - II. 1 

E . A . LABO . Asstt. C . A . O . 


7101. EGAL ITE OF INDIA: NOV. 28, 1970/ AGRAHAYANA 7. 1892 [ PART II -- 


का०नि०मा० 465 . -- संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , राष्ट्रपति , रक्षा मंत्रालय , संयुक्त गढ़लिपि , वर्ग - 1 और वर्ग 2 ( राजपत्रित ) और वर्ग 2 
( अराजपत्रित ) अननुसचिवीय पद भर्ती, नियम 1969 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वार: निम्न 
लिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : - - 

1. ( 1 ) ये नियम, रक्षा मंत्रालय संयुक्त गूढलिपि न्यूरो वर्ग -- 1 और वर्ग - 2 ( गज 
पत्रित ) और वर्ग - 2 ( अराजपत्रित ) अननुसचिवीय पद , भर्ती ( चतुर्थ संशोधन ) नियम 1970 
कहे जा सकेंगे । 

( 2) ये शासकीय राजपन में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे । 
__ 2. रक्षा मंत्रालय , संयुक्त गूढलिपि न्यूरो वर्ग - 1 वर्ग - 2 ( राजपत्रित ) और वर्ग - 2 (अराज 
पत्रित ) अननुसचिवीय पद भर्ती नियम , 1969 की अनुसूची में 9 - ग मद और उन से सम्बन्धित 
प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखिप्त मद और प्रवृष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात 

( अनुसूची - 1 अन्तःस्थापित कीजिए ) 
2. मद 15 और उस से सम्बन्धित प्रवृष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रवृष्टियां अन्त : 
स्थापित की जाएंगी , 

अर्थात् 
( अनुसूची - 2 अन्तःस्थापित कीजिए ) 


अनुसूची I 


पद का नाम पदों वर्गीकरण 


वेतनमान चयनपद सीधी भर्ती सीधी भर्ती वालों के 

अथवा वालों के लिए लिए अपेक्षित शैक्षणिक 
अचयन प्रायु सीमा और अन्य प्रईनाएं 
पद 


संख्या 


23 


मुख्य 
अनुदेशक 
( प्रशिक्षण ) 


एक रक्षा सेवा 400 - 400 चयन 

मिविलयन 450 - 30 -- 
वर्ग - I गज- 600 - 35 
पत्रित 670 -दरो० 

35 - 950 रु . 


35 वर्ष में प्रावश्यक : 
अधिक नहीं ( i ) किसी मान्यताप्राप्त 
( सरकारी महाविद्यालय से गणित / 
सेवकों के लिए सांख्यकीय गणित में 
शिथिलनीय ) डिग्री या समतुल्य 

योग्यताएं । 
( ii ) लगभग 5 वर्ष 
का अनुसंधान अध्या 
पन अनुभव । अन्यथा 
सुप्रहित अभ्यर्थियों 
की दशा में आयोग 
के विवेकानुसार 
योग्यताएं शिथिलनीय 


SEc. 4] THE GAZETTE OF INDIA : NOV. 28, 1970/ AGRAHAYANA 7, 1892 TIT 


क्या सीधी परिवीक्षा भर्ती की पद्धति , प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति यदि विभा - वे परिस्थि 
भर्ती वालों के की क्या भर्ती सीधी अन्तरण द्वारा भर्ती की गीय प्रोन्नप्ति तियां जिनमें 
लिए विहित कालावधि होगी या प्रौनति दशा में वे श्रेणियां जिनमें समिति विद्य- भर्ती करने में 
प्रायु और यदि द्वारा या प्रति - प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति , मान है तो संघ लोक 
शैक्षणिक कोई हो नियुक्ति अन्तरण अन्तरण किया जाना है उसकी संर - सेवा प्रायोग 
अर्हताएं द्वारा, नथा विभिन्न 

चना क्या है से परामर्श 
प्रोन्नति की पद्धतियों द्वारा भरी 

किया जाना 
दशा में लागू 

जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता 


होगी 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


प्रायुः नहीं 2 वर्ष प्रोन्नति द्वारा जिसके प्रोन्नति : 

वर्ग - 1 विभा . जैसा कि संघ 
योग्यताएं : न हो सकने पर संयुक्त गूढ़ लिपि ब्यूरो गीय प्रोन्नति लोक सेवा 
स्तम्भ - II में प्रतिनियुक्ति द्वारा में वर्ग - 2 ( राजपत्रित ) समिति प्रायोग यिनि 
उपर्दाशत और दोनों के न हो के वे अधिकारी जिन्होंने 

यम , 1958 
सीमा तक सकने पर सीधी नियमित प्राधार पर 

द्वारा अपेक्षित 
भर्तीद्वारा । अपनी नियुक्ति के पश्चात् 

है ( परामर्श 
श्रेणी में न्यूनतम 3 वर्ष 

से छूट ) । 
सेवा की हो । 
टिप्पण — योग्यता पात्रता 
के प्रयोजनों के लिए वर्ग 
-- 2 ( राजपत्रित ) के 
अधिकारियों के पास 
न्यूनतम किसी मान्यता 
प्राप्त विश्वविद्यालय 
की डिग्री या समतुल्य 
योग्यताएं । 
प्रतिनियुक्ति :-... गूढ़ 
लिपि के अनुभव वाले 
यथोचित सेवा अधिकारी 
( प्रतिनियुक्ति की काला 
वधि साधारणतः ३ वर्ष 
से अधिक न हो ) 


712 THE GAZETTE OF INDIA : NOV , 28 , 1970 / AGRAHAYANA 7, 1892 (PART II — 


अनुसूची II 


पद का नाम पदों वर्गीकरण 


की 


वेलनमान चयनपद सीधी भर्ती सीधी भर्ती वालों के 

अथवा वालों के लिए लिए अपेक्षित शैक्षणिक 
अचयन प्रायु सीमा और अन्य अर्हताएं 


संख्या 


पद 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


अनदेशक 
प्रशिक्षण 


एक रक्षा सेवा 350 - 25 - चयन 

सिविलियन 500 - 30 
वर्ग II राज - 590 - द०रो० 
पत्रित अन - 30 - 800 
सचिवीय दरो० 

30 - 830 
35 - 900 रुपय 


35 वर्ष से प्रावश्यक : 
अधिक नहीं ( i ) किसी मान्यता 
सरकारी प्राप्त विश्वविद्यालय की 
मेवकों के लिए गणित/ सांख्यिकीय 
शिथिलनीय गणित में डिग्री या 

समतुल्य अर्हताएं । 
( ii ) 3 वर्ष के लगभग 
अध्यापन अनुसंधान 
का अनुभव । 
( अन्यथा तुहित 
अभ्यर्थियों की दशा में 
प्रायोग के विवेकानुमार 
अर्हताएं शियिलनीय ) 


क्या सीधी परिवीक्षा भर्ती की पद्धति , प्रोन्नप्ति / प्रतिनियुक्ति यदि विभागीय वे परिस्थि 
भर्ती बालों के की क्या सीधी भर्ती अन्तरण एारा भर्ती की प्रोन्नति समिति सिया जिनमें 
लिए विहित कालावधि होगी या प्रोन्नति दशा में वे श्रेणियां जिनसे विद्यमान है भर्ती करने में 
प्राय और यदि वारा या प्रति - प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति तो उसकी संघ लोक 
शैक्षणिक कोई हो नियक्ति / अन्तरण अन्तरण किया संरचना क्या सेवा आयोग 
अहंताएं वारा, तथा विभिन्न जाना है 

से परामर्श 
प्रोन्नति की पद्धतियों द्वारा भरी 

किया जाना 
दशा में लागू 

जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता 


atc 


होगी 


10 


11 


12 


13 


प्रायु : नहीं 
अर्हताएं : 
सतम्भ -II में 
उपदशित 


2 वर्ष प्रोन्नति वारा, जिस प्रोम्नति 

के न हो सकने पर नियमित प्राधार पर वर्ग - 2 विभा - जैसा कि संघ 
प्रतिनियुक्ति द्वारा , नियुक्त तकनीकी प्रधी- गीय प्रोन्नति लोक सेवा 

समिप्ति प्रयोग विनि 


SEC. 4 ] THE GAZETTE OF INDIA: Nov . 28 , 1970 / AGRAHAYANA 7, 1892 713 


8 


10 


11 


12 


13 


सीमा तक 


यम 1958 
बारा अपेक्षित 
है ( परामर्श 
से छूट ) 


दोनों के न हो सकने क्षक जिसके न हो सकने 
पर सीधी भर्ती पर , श्रेणी में 5 वर्ष की 
द्वारा । 

सेवा वाले प्रोग्राम सहा 
यक जिसके न हो सकने 
पर प्रोग्राम सहायक 
और तकनीकी सहायक 
जी० डी० / पार० डी० 
की श्रेणी में नियमित 
आधार पर नियुक्ति के 
पश्चात् 5 वर्ष की 
सम्मिलित सेवा ; जिसके 
न हो सकने पर, श्रेणी में , 
नियमित प्राधार पर 
नियुक्ति के पश्चात् 5 
वर्ष सेवा करने वाले तक 
नीकी सहायक जी०डी० / 
आर० डी० 
टिप्पण -- -- पात्रता के 
प्रयोजनों के लिए, उप 
रोक्त अधिकारियों के 
पास न्यूनतम किसी मान्य 
ताप्राप्त विश्वविद्यालय 
की डिग्री या समतुल्य 
योग्यता हों । 
प्रतिनियुक्ति - - गढ़ 
लिपि के अनुभव वाले 
यथोचित अधिकारी । 
( प्रतिनियुक्ति की 
कालावधि 3 वर्ष से 
अधिक न हो ) । 


[ फा० पी० सी० 3 से 63704/ 4/ सी एप्रो/ पार एण्ड पार - 2 ] 

ई० ए० लोबो, 
ए० सी० ए० प्रो० ( प्रार ) 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS DELHI, 1970 


